HARYANA GOVT . GAZ . , NOV. 14, 2017 ( KRTK. 22 , 1939 SAKA ) 


663 


भाग-III 
हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 
दिनांक 10 नवम्बर, 2017 


1 . 


2 . 


3 . 


संख्या का आ 071 / ह ० अ ०12 / 2009 / धा 049 / 2017.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा 
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम , 2009 ( 2009 का 12) , की धारा 49 की उप - धारा ( 2) के खण्ड ( क ) के साथ पठित 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप - ग) 
सेवा नियम , 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात , 

ये नियम हरियाणा अग्निशमन ( ग्रुप - ग) सेवा ( संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं । 
हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप - ग) सेवा नियम, 2016 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद , उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 9 में , 
उप नियम (1) में , खण्ड ( छ) में " अग्निशमन संचालक की दशा में ; शब्दों तथा चिहनो के स्थान पर , “ अग्निशमन 
संचालक एवं चालक की दशा में ," शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट क , ख,ग तथा घ में , क्रम संख्या 7 के सामने, खाना- 2 में , अग्निशमन संचालक " शब्दों के 
स्थान पर, " अग्निशमन संचालक एवं चालक " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
उक्त नियमों में , परिशिष्ट ख में , क्रम संख्या 7 के सामने, 
( ) खाना (3) में, मद (v) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: 

“( vi) भारत सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अग्निशमन में बेसिक कोर्स पास 

होना चाहिए "; तथा 
( ii ) खाना 4 में , मद ( iii) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएंगी, अर्थात्: 

“(iv) भारत सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अग्निशमन में बेसिक कोर्स पास 
होना चाहिए । " 


4 . 


- 


5 . 


उक्त नियमों में , परिशिष्ट ज में , " अग्निशमन संचालक " शब्दों के स्थान पर, " अग्निशमन संचालक एवं चालक " शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


आनंद मोहन शरण , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


664 


HARYANA GOVT. GAZ . , NOV. 14 , 2017 (KRTK . 22 , 1939 SAKA) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 
The 10th November , 2017 


No. S.0.71/ H.A.12 /2009 /S.49 /2017.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
Constitution of India and sub - section ( 1) read with clause (a ) of sub - section (2 ) of section 49 of the Haryana Fire 
Service Act , 2009 (12 of 2009 ), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the 
Haryana Fire (Group C ) Service Rules, 2016 , namely : 
1 . These rules may be called the Haryana Fire (Group - C ) Service ( Amendment) Rules , 2017 . 
2 . In the Haryana Fire (Group C ) Service Rules, 2016 (hereinafter called the said rules ), in rule 9 , in sub- rule ( 1 ) , 

in clause (g ), for the words " Fire Operator" , the words " Fire Operator -cum -Driver" shall be substituted . 
3 . In the said rules , in Appendices A ,B , C and D , under column 2 , for the words “ Fire Operator” , the words and 

sign “ Fire Operator- cum -Driver” shall be substituted . 
4 . In the said rules , in Appendix B , against serial number 7 , 
( i ) under column 3 , after item (v ), the following item shall be added, namely: 

" (vi) Shall have passed basic course in fire fighting from any institution recognized by Government or 

Government of India ” ; and 
( ii ) under column 4 , after item (iii), the following item shall be added , namely : 

“ ( iv ) Shall have passed basic course in fire fighting from any institution recognized by Government or 

Government of India .” . 
5 . In the said rules , in Appendix H , for the words " Fire Operator” , the words and sign “ Fire Operator- cum 

Driver ” shall be substituted . 


ANAND MOHAN SHARAN , 
Principal Secretary to Government, Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


55743 — C.S. - H.G.P ., Chd . 


